रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


INNN 


HER 


KETIFM 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 31 , 2018 / पौष 10 , 1940 
NEW DELHI, MONDAY , DECEMBER 31, 2018 /PAUSHA 10 , 1940 


सं . 5152 ] 
No. 5152 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 दिसंबर , 2018 

सं0 47 / 2015 - 2020 
विषयः निर्यात और आयात मदों आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 44 के क्रम 

सं० - 181 पर चिरान लकड़ी के आयात और निर्यात हेतु कृष्णापटनम पत्तन को जोड़ना । 

का . आ . 6431 ( अ). - विदेश व्यापार नीति , 2015 - 2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित यथा- संशोधित 
विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1992 ( वर्ष 1992 की सं० 22 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा, निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण की 
अनुसूची 2 के अध्याय 44 मे तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है । 

2. निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 44 के क्रम सं० 
181 के मद्दे नीतिगत शर्त की बिन्दू सं० ( ii ) पर प्रविष्टि को 10 पत्तनों की मौजूदा सूची में कृष्णापटनम पत्तन 
को जोडने के लिए संशोधित किया जाता है, जहां से चिरान लकड़ी के आयात और निर्यात अनुमत है । 

3. अन्य मौजूदा पत्तनों पर लागू सभी नीतिगत शर्ते कृष्णापटनम पतन पर लागू होंगी । 
4. इस अधिसूचना का प्रभावः 

कृष्णपटनम पतन को मौजूदा 10 पत्तनों की सूची में जोड़ा जा रहा है, जिसके फलस्वरुप पत्तनों की 
कुल संख्या 11 हो गयी है जिससे विशेष रुप से आयातित लकड़ी के गट्टों से बनी चिरान लकडी का निर्यात 
अनुमत किया जा सके । 

[ फा . सं. 01 / 91 / 180 / 331 / एएम -14 ] 

आलोक वर्धन चतुर्वेदी , महानिदेशक , 
विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


7694 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st December, 2018 

No. 47 / 2015 - 2020 


Subject: Addition of Krishnapatnam port for import and export of sawn timber at Sl. No. 181 , Chapter 44 of 

Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items . 

S .O . 6431 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development and 
Regulation ) Act, 1992 (No. 22 of 1992 ), as amended , read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2015 -2020 , the 
Central Government hereby makes amendment, with immediate effect, in Chapter 44 of Schedule 2 of ITC (HS) 
Classification of Export and Import Items. 

2 . The entry at Point No. ( ii ) in the Policy Condition against Sl. No. 181, Chapter 44 of Schedule 2 of ITC (HS) 
Classification of Export and Import Items is amended to add Krishnapatnam port to the existing list of 10 ports through 
which import and export of Sawn timber is permitted . 

3. All the existing policy conditions as applicable to other ports shall be applicable to Krishnapatnam port . 
4 . Effect of this Notification : 

Krishnapatnam port is being added to the list of the 10 existing ports , thereby taking the total number of ports to 11, 
to allow export of “ Sawn timber made exclusively out of imported wood logs. 


[F .No. 01/91/180 /331/AM14/Export Cell ] 
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Ex -officio Addl. Secy . 


Uploaded by De olie 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJ KUIVAR MANOJKUMAR VERMA 
MANOJKUMAR 
VERMA 

Date : 2019 .01.03 
22:03:08 + 05 30 


schon 


eine 


r 


der Kunden 


